निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 484 ) 


27 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 17 अप्रील 2015 


वित्त विभाग 


शुद्धि - पत्र 
16 अप्रील 2015 


सं० 1 / स्था०( अंके०)- 01 / 2014- 3834 - विo — विभागीय अधिसूचना सं० - 1 / स्था०( अंके०)- 01 / 2014 
3685 / वि० दिनांक 10.04.2015 द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति / स्क्रीनिंग समिति के क्रमांक - 06 के स्थान पर अल्प 
संख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के रुप में श्री अजमत अली अंसारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सदस्य 
मनोनित किया जाता है । 
2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए, शेष पूर्ववत् रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 484 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


